PARI I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 14, 1997 (PAUS. 24 , 1918 SAKA ) 


39 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाख । 


नारनौल वृत भवानी 


28 नवम्बर , 1996 


- 


सं . 2 -42 -ए/ 610. -- चंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह अनुभव करते है कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक 
खर्चे पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन नामत स्कीम सेवा से भण्डावा रोड़ , तहसील नारनौल , जिला महेन्द्रगढ़ के लिए आपेक्षित है एतदद्वारा 
घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अधिग्रहण की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए जिनसे वह सम्बान्धत हो और 
उक्त अधिनियम, 7 की धारा के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी कम -भूमि कलक्टर, लोक निर्माण विभाग भवन तथा मार्ग 
शाखा , नारनौल व भूमि अभिग्रहण अधिकारी लो . नि. विभाग भवन तथा मार्ग शाखा गुड़गांव को उक्त भूमि अभिग्रहण करने के आदेश लेने 
के लिए निर्देश दिया जाता है 


भूमि के नक्शे का अभिग्रहण जिला राजस्व अधिकारी कम भूमि कलक्टर , लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग 
शाखा नारनौल व भूमि अभिग्रहण अधिकारी लो . नि . विभाग भवन तथा मार्ग शांखा गुड़गांव और कार्यकारी अभियन्ता 
प्रान्तीय मण्डल कार्यालय में देखा जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा न ० 


परिक्षेत्र/ गांव 
हदबस्त न ० 


महेन्द्रगढ़ 


नारनौल 


0.41 


मुस्तिल नं ० 24 


सेका 
( ह. न . 192 ) 


किला नं ० 1/1 , 1/2, 2, 10 

मुस्तिल नं ० 55 


किला नं ० 22/1 
खसरा नं ० 103 


कुल रकबा 


0.41 


. 


( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
नारनौल वृत , भिवानी लोक निर्माण विभाग , 

भवन तथा मार्ग शाखा , नारनौल । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


NARNAUL CIRCLE , BHIWANI 


The 28th November, 1996 


No. 2-42 - A /610 .--Wherecs the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is 
nicelled by the Government, at Public expense for a pudlic purpose namely , for constructing Seka to 

Mandhana road in Tehsil Narmual & District M/ Garh, it is hereby declared that the land described in the 
specification below is required for the aforesaid purpose. 


- 


40 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 14 , 1997 (PAUS. 24 , 1918 SAKA ) 


PART I 


This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , all 
to whom it may be concern , and under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acqussition 
Collector , Haryana , PWD , B & R Branch , Gurgaon , District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector , 
Narnual of any othor special Collector authorised by the Colonization Officer -cum -Special Land Acquisition 
Collector , Haryana is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana , PWD , 
B & R Branch , Gurgaon , District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector , Nashual and the 
Executive Engineer , Provincial Division , Nasnaul, 


SPECIFICATION 


Khasra Nos. 


Name of 
District 


Name of 
Tehsil 


Name of 
Village 


Area in 
Acrcs 


M / Garh 


Narnaul 


0.41 


M. No, 24 


Seka 
(H. No. 192 ) 


K. N. 1/1 , 1/2 , 2. 10 . 


M. No, 55 


K. No. 22/1 . 
Khasra No. 103 


Total 


0.41 


+ 


. 


( Sd . ) 
Superintending Engineer , 


Bhiwani Circle , PWD, B & R Branch . 


15863 CS( H )-Govt. Frees, U.T., Chd . 


